PART 1 ] 


HAR YANA GOVT GAZ ., SEPT . 5 , 2000 (BHDR 14 , 1922 SAKA , 


621 


कृषि भवन 


दिनांक 3 अगस्त , 2000 


संख्या 

1218 -कृषि II ( 4) -2000/12807.-- उर्वरक (नियंत्रक ) आदेश , 1985, के खण्ड 38 के उपखण्ड 
( 5) द्वारा , प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये , 
हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा , एन ० पी ० के ० के उर्वरकों के मिश्रणों, सूक्ष्म पोषक उर्वरकों के मिश्रणों के ग्रेडों/ बनाने 
तथा उनकी विशिष्टियों आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये निम्नलिखित सदस्यों वाली राज्य 
उर्वरका समिति का गठन करते है : 


1, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग 


अध्यक्ष 


2. कृषि निदेशक , हरियाणा 


प्रायोजका 


3 . 


सदस्य 


निदेशक ( अनुसंधान ), चोधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय , हिसार 
राज्य विपणन प्रबन्धक कृषक भारती सहकारी मर्यादित, हरियाणा, चण्डीगढ़ 


सदस्य 


5. प्रतिनिधि , भारतीय सूक्ष्म तत्व उर्वरक निर्माता संघ, पूना 


सदस्य 


2. समिति की अवधि बीन वर्ष की होगी । समिति क्षेत्र के विशेषज्ञों को समिति की बैठकों में उपस्थिति होने 
के लिये आमन्त्रित कर सकती है । 


३. सम्बन्धित संगठनों/ संस्थायों के पदेन सदस्य तथा प्रतिनिधि अपने - अपने संगठनों से यात्रा भत्ता/ वैनिक भत्ता 


केगे । 


4. इस समिति का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा । 


5. समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे : 


(i) हरिया गा राज्य उपयुक्त एन० पी ०के ० उर्ववकों के मिश्रणों, सूक्ष्म पोषकों के मिश्रणों के ग्रेड बनाने 

तथा उनके सम्मिश्रणों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को परामर्श देना ; 


(ii ) गुणवत्ता बनाये रखने के लिये निर्माण इकाइयों में प्रयोगशालाओं की स्थापना करना ; 


(iii ) 


नमूने लेने तथा नमूनों के विश्लेषण के ढंगों की प्रक्रिया विहित करना ; 


(iv ) 


राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर उसको निटि एन ० पी ० के ० उर्वरकों के मित्रग स.क्ष्म - पोषक 
उर्वरकों के मिश्रण तथा उनके सम्मिश्रणों के निर्माण मे सम्बन्धित किसी मामले पर राज्य सरकार 
को परामर्श देना । 


नसीम अहमद , 


आयूक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 3rd August , 2000 


No. 1218 -Agri , II ( 4 )-2000 / 12807. - In exercise of the powers conferred by sub -clause (5 ) of 
clause 38 of the Fertilizer ( Contiol) Order, 1985 and all othe" powers e abling him in this behalf , 
the Goveinoi of Haryana hereby constitutes, the State Fe tilizer Committee to advise the State 


622 


HAR YANA GOVT GAZ., SEPT . 5 , 2000 ( BHDR 14 1922 SAKA ) 


[ PART I 


Government regarding th : Grades formulations of mixtures of NPK fertilizers, mixtures of micro 
nutrient fertilizers and tour specification e !c : 


Chairman 


1 . Commissioner and Sec. etasy to Government 

Haryana , Agriculture Department 
2. Director of Agriculture, Haryana 
3. Director of Research , Chaudhary Charan 

Singh Haryana Agricultural University, 
Hisar 


Convenor 


Member 


Momber 


4. Siate Marketing Manager , 

Krishk Bharti Co -operative Limited 


Momber 


5. Reprosentative of Indian Micro . 

Fertilizer Manufacturers, Association, 
Pune. 


2 . The term of the Committec shall be three years . The Committee may lavite 

exports 
in the field for attending the meeting of the committee . 

3 . The official members and representatives from the concerned organisations/Institutions 
will draw thier travelling allowance /daily allowance from their respective organisations. 

4. The headquarters of thls Committee shall be at Chandigarh . 


5. The functions of the Committee are as under : 


(1) to advise the State Government regarding the grades/formulations of mixtures of 

NPK fertilizers , mixtures of micro - nutrients and combination thereof guitable for 

the State of Harvana : 
(ii) establishment of laboratories in the manufacturing units to maintain quality ; 
(iii) prescribing proceedure for drawal of sample and methods of analysis of samples; 
( iv ) to advise the State Government on any matter pertaining to the manufacture of mix 

tures of NPK fertilizers, mixture of micro -nutrient fertilisers and combinations there 
of referred to it by the State Government from time to time , 


NASEEM AHMAD , 
Commissioner and Secretary to Governmen !, Haryana , 

Agriculture Dapartment. 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा सड़क शाखा 


नारनौल वृत 


दिनांक 10 जुलाई, 2000 
क्रमाक 654 -- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक खर्च 
पर किमो मात्र बनिक प्रयोजन नामा : निजामपुर नागल चौधरी रोड़ से बोलेड़ा वाया मेघोत विजा रोड , तहसील नारनौल 
जिला महेन्द्रगढ़ के लिए अपेक्षित है तदद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन 
के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा 1894 के भूमि अधिग्रहण की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिए है जिनसे वह सम्बन्धित 
हो और उक्त अधिनियम 7 की धारा के उपबन्धों के अधीन जिला राजस्व अधिकारी -कम भूमि कलेक्टर, लोक निर्माण विभाग , 
भवन तथा मार्ग शाखा, नारनौल का भूमि अधिग्रहण कलेक्टर गुड़गांव को उक्त भूमि अभिगहण करने के आदेश लेने के लिए 
निर्देश दिया जाता है । 


PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ., SEPT , 5, 2000 ( BHDR 14, 1922 SAKA) 


623 


भूमि के नक्शे का अभिप्रहण जिला राजस्व अधिकारी - कन - भूमि कर, लोक ति विमा T , भवन तथा 
मार्ग शाखा , नारनौल व भूमि अभिग्रहण लेक्टर , गुडगांव और कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तीय माइल कार्यालय में देखा जा 
सकता है । 


विशिष्ट विवरण 


क्रमांक 


जिला 


तहसील 


परिक्षेन्न / गांव 


मुस्ततिल नं . 


किला नं ० 


रकवा ऐकड़ 


हदबस्त : 


1 


3 


4 


5 


6 


कनाल मरला 


-- 


महेन्द्रगढ़ 


नारनौल 


मेघोत हाला 


28 


0 


19/1 
19/2 


263 


2 


6 


22/1 


1 


14 


43 


2 


12 


9/1 


05 


9/2 


12 


12 


18 


19/1 


3 


19/2 


1 


5 


22/1 


0 7 


रकबा 


1 किला 1 कनाल 12 मरला 


1.25 


2 


महेन्द्रगढ़ 


नारनौल 


नागलदरंगु , 


20 


० ० 


260 


21/2 


0 


- 


18 


1/2 


2 


10 


1 


0 


11 


0 


16 


5 


20/1 
20/2 


0 


गोशा 


0 


21 


.. 


624 


HARYANA GOVT GAZ., SEPT. 5, 2000 (BHDR 14 1922 SAKA ) 


[ PART 3 


1 


2 


3 


5 


7 


2 


महेन्द्रगढ़ 


नारनौल 


FECTI, 


कनाल मरला 


22 


1 


2 


1 


0 


7 


339 


2 


of 5 FT 11 TETT 


रकया 


tant i fant 2T 3 OTT 


2. 66 


1. 91 


(ERTE .) 


मंत्रीक्षक अभियन्ता , 


लोक निर्माण विभाग , भवन व सड़क शाखा , 

fairit I 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


Narnual Circle 


The 10th July , 2000 


No. 654. - Whereas the Governor of Haryana 19 satisfied that Land specified below is needed 
by the Government, at public expenses , for å public purpose , namely, for constructing Nizampur Nangal 
Choudhary road of Dholcra Via Magot Binja road , tehsil Narnaul, district Mobindergarh , it is hereby 
declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose . 

This declaration is made uoder the provisions of section 3 of the Land Acquisition Act , 1894 
all to whom it may concern and under the provisions of section 1 of the said Act, the Land Acq 
uisition Collector, Haryana , PWD , B and Branch , Gurgaon District Revenue Officer- cum -Land 
Acquisition Collector, Narnaul or any other special Collector, authorised by the Colonization Offices 
cum -Special Land Acquisition Collector, Haryana is hereby directed to take orders for the acquisition 
of the said land . 

Plans of the land may be inspectod in the Officers of the Land Acquisition Collector , Haryana 
PWD , B and R Branch , Gurgaon /District Revenue Officer-cum - Land Acquisition Collector, Narpa ul 
and the Executive Engineer , Provincial Division , Narnaul. 

SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Village 


Serial 
No. 


Hadbast 
No. 


Mustil 
No. 


Khagra 
No. 


Aroa 
in acres 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Kapal Marla 


1 


Mohinde garh 


Nardaul 


263 


28 


Magot 
Ha la 


19/1 
19/2 


2 6 


22 ! 1 


14 


43 


2 


| 2 


PART I ] 


HAR YANA GOVT GAZ., SEPT . 5, 2000 (BHDR 14 , 1922 SAKA ) 


625 


2 


3 


4 


ол 


6 


1 


8 


2 


Mohindergarh 


Narnaut 


Magat Hala , 
Concid 


K. M. 
05 


9/1 


9/2 


12 


12 


18 


19/1 


03 


19/2 


15 


22/1 


Net 


Kila - Kapal-Marla 

12 


1.25 


Mobindergarh 


Nargaul Narbaul Dargu 


260 


3 


20 


0 0 


21/2 


09 


18 


1/2 


2 


10 
11 


0 


16 


20/1 


20/2 


02 


Gosa 


06 


21 


0 0 


22 


2 


19 


07 


339 


02 


Net 


Kila - Kanal-Maria 


OS 


0.66 


Total : 


I 7 


3 


Not Area : 1-91 


( Sd . ) 


Superintending Engineer , 
Bhiwani Circle, PWD , B & R Branch . 


